निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 13 श्रावण 1937 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 4 अगस्त 2015 


( सं0 पटना 874) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

17 जुलाई 2015 
सं0 06 / पणन ( स.) 130 / 08 - 2433 — दि वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 की कंडिका 20 (1) ( बी ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य भंडार निगम ( पटना ) का 
निदेशक पर्षद में अधिसूचना की तिथि से आगामी तीन वर्षों के लिए निदेशक मनोनीत करती है : 

1. श्री विपिन कुमार यादव , 

पिता - स्व . टेकारी यादव , ग्राम - हवनपुरा , थाना - रहुई, जिला - नालंदा । 
2. श्री रविन्द्र नाथ सिंह, 
पिता - स्व . राम सूरत सिंह, ग्राम – बेगमचक , पो . - गंगाचक, थाना - मसोढ़ी, पटना । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 874 -571 + 20 - डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette. bih. nic.in 


